निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 429 ) 


21 वैशाख 1940 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 11 मई 2018 


सं० अ०स०क० 5-06 / 08के०प्रा०वि०/ 2017- 4683 

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


सा 


संकल्प 

19 मार्च 2018 
विषयः वित्तीय वर्ष 2016 - 17 में समर्पित आवेदनों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2017 - 18 एवं अनुवर्ती 

वर्षों में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की केन्द्रीय योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति पाने के योग्य परन्तु केन्द्र द्वारा 
सीमित कोटा होने के कारण छात्रवृत्ति लाभ से वंचित रह गये छात्र / छात्राओं को राज्य योजनान्तर्गत 

छात्रवृत्ति के लाभ से अच्छादित करने के संबंध में । 

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वित्तीय वर्ष 2007 -08 से 
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम चलायी जा रही है । जिसके अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में अल्पसंख्यक छात्र / छात्राओं 
को कक्षा 11 से पी०एच०डी० तक निर्धारित कोटा के अनुरूप चयनोपरान्त अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 
निर्धारित दर से छात्रवृत्ति दी जा रही है । अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा राज्य का कोटा निर्धारित होने के 
कारण बहुत सारे योग्य छात्र/ छात्रा छात्रवृत्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं । 

2 . अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा के माध्यम से सशक्त करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 
2016- 17 में समर्पित आवेदनों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2017 - 18 एवं अनुवर्ती वर्षों में केन्द्रीय अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक 
छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत केन्द्र द्वारा निर्धारित कोटा के अनुरूप चयनोपरान्त छात्रवृत्ति लाभ से वंचित योग्य छात्र / छात्राओं को राज्य 
योजना से छात्रवृत्ति लाभ प्रदान करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् से प्राप्त है । 

3 . इस योजना की राशि मांग संख्या 30 के अन्तर्गत बजट मुख्यशीर्ष-2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण उप मुख्यशीर्ष-04 - अल्पसंख्यकों का कल्याण, लधु शीर्ष- 277- शि 
अन्तर्गत उप - शीर्ष-0101-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के विपत्र कोड संख्या -30 -2225042770101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा । 


4 . अल्पसंख्यक छात्र / छात्रा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय , भारत सरकार के वेबसाईट ( Scholarships. gov .in) पर 
पूर्व के भांति ऑनलाईन आवेदन करेंगे । पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में लाभान्वित छात्रों को छोड़कर, योग्य परन्तु निर्धारित कोटा के 
कारण वंचित छात्र / छात्राओं की सूची अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त कर छात्रवृत्ति लाभ प्रदान की जायेगी । 
उक्त योजनान्तर्गत नवीन आवेदन करने वाले योग्य परन्तु छात्रवृत्ति लाभ से वंचित छात्रों को ही लाभांवित किया जायेगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 11 मई 2018 


5 . यह शत -प्रतिशत राज्य योजना होगा एवं छात्रवृत्ति का भुगतान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के निर्धारित दर पर ही 
किया जायेगा । अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय , भारत सरकार से प्राप्त सूची के आलोक में राशि का आकलन कर निकासी की गई 
राशि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि०, पटना भेजी जायेगी । बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि०, पटना द्वारा 
सूची के आधार पर लाभार्थियों के खाते में RTGS / NIFT के माध्यम से अंतरित की जायेगी । 
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजकीय गजट में जन साधारण की सूचना 

हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि विशेष सचिव - सह -निदेशक , अल्पसंख्यक कल्याण 
विभाग, बिहार , पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाए । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

मो०एस०आई० फैसल , 
विशेष सचिव- सह-निदेशक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 429 -571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic .in 


